निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण 1937 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 13 अगस्त 2015 


( सं० पटना 923 ) 


सं० अ०स०गो0 - 83 / 09 - 2648 / एम० 

खान एवं भूतत्व विभाग 


Id Yi 

14 जुलाई 2015 
विषय: - श्री नित्यानंद चौधरी तत्कालीन खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय नवादा ( सम्प्रति सेवा निवृत्त खनिज 

विकास पदाधिकारी ) के विरूद्ध सेवा काल के प्रतिवेदित आरोपों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 139( ग ) 
के अंतर्गत कार्रवाई के संबंध में । 

नवादा जिला में पदस्थापन के दौरान दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण सरकारी राजस्व की क्षति 
पहूँचाने के लिए एवं नाजायज लाभ एवं पद का दुरूपयोग करते हुए ईट भट्ठा मालिकों को अपने संरक्षण में नाजायज 
ईट निर्माण करने का दायित्व संभालने के आरोप में श्री नित्यानंद चौधरी, तत्कालीन खान निरीक्षक , नवादा सम्प्रति सेवा 
निवृत के विरूद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र " क ") गठित करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43( बी ) के अंतर्गत 
विभागीय कार्यवाही विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4381 / एम0 दिनांक 08.12.14 द्वारा चलाने का निर्णय लिया गया । 

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी एवं विभाग के समक्ष आरोपित सेवा निवृत 
पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 12.5.15 एवं आवेदन दिनांक 18.6.15 द्वारा सूचित किया है कि आरोप की 
घटना ईट सत्र 2008 - 09 की है अर्थात विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय 4 वर्ष से अधिक पूर्व (5 वर्ष 3 महीना 
20 दिन) की है जो कालबाधित की परिधि में आता है । 

3. उक्त के आलोक में विभाग द्वारा सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया है कि चूंकि आरोपित पदाधिकारी दिनांक 
30.9.12 को सेवा निवृत हो चुके हैं और उनके विरूद्ध इन प्रतिवेदित आरोपों की जांच हेतु बिहार पेंशन नियमावली के 
नियम 43 ( बी ) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय सेवा निवृति के पश्चात संकल्प ज्ञापांक 4381 / एम0 
दिनांक 08.12.14 द्वारा लिया गया है जो आरोप की घटना से 4 वर्ष से अधिक पूर्व की है तथा बिहार पेंशन नियमावली 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 अगस्त 2015 
के नियम 43 ( बी ) के स्थान पर 139 ( ग ) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही का संचालन नियमानुकूल प्रतीत होता है । अतः 
श्री नित्यानंद चौधरी तत्कालीन खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत खनिज विकास पदा0 के 
विरूद्ध निर्गत संकल्प ज्ञाप सं0 4381 / एम0 दिनांक 08.12.14 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को संशोधित करते हुए 
इन प्रतिवेदित आरोपों में श्री चौधरी के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 ( ग ) के तहत कार्रवाई का निर्णय 
लिया जाता है । 

v kn $ka v knsk fn ; kt kr k gSfd bl I d Yi d ks fog kijkt ; i = d svi k/kk . k ve eaid k kr 
fd ; k t k; r Fkk bl dh i fr ; kW Hkh fo Hkkx @ I Hch fo Hkkx K ; {k@ I Hh i e . My h; vk or @ I Hkh ft yk 
i n ko d ks Hk ht k; A 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

रमेश प्रसाद रंजन , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 923 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


